सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र , 1938 ( श०) 


संख्या 4 15 राँची, गुरुवार , 


7 अप्रैल , 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 
4 अप्रैल ,20 16 


संख्या- 1/ पी0-105 / 2015 का . 2866 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री आर0के0 
श्रीवास्तव, भा . प्र. से. ( झाः84 ) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से भा. प्र. से. के 
स्थिर वेतनमान ( रु0 80000 /-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
अध्यक्ष , राज्य वित्त आयोग , झारखण्ड राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 1/ पी0- 105 / 2015 का .. 2867 -- प्रधान सचिव , वाणिज्यकर विभाग- सह 
वाणिज्यकर आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री के0के0 खण्डेलवाल , 
भा . प्र. से. ( झाः88 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , परिवहन विभाग , 
झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 7 अप्रैल, 2016 
संख्या- 1/ पी0- 105/ 2015 का .. 2868 --प्रमण्डलीय आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर 
प्रमण्डल, राँची के पद पर पदस्थापित डा0 प्रदीप कुमार , भा. प्र. से. ( झाः91 ) अगले आदेश 
तक अपने कार्यों के साथ परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 
पर्षद , राँची एवं प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

- झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 15 – 50 । 


